रजिस्ट्री सं° डी एल - 33004 /99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - खण्ड 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार, अगस्त 28 , 2000 / भाद्र 6 , 1922 
NEW DELHI, MONDAY , AUGUST 28 , 2000 /BHADRA 6 , 1922 


No. 192 ] 


सं . 1921 
No. 1921 


NEW DELHI,MO 


राज्य सभा सचिवालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 24 अगस्त, 2000 


सं. आर .एस . 7/ 1/ 2000 -एल .- राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 268 के उपनियम ( 2 ) के 
परन्तुक के अधीन राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष ने एक दूसरे के साथ परामर्श करके राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य 
संचालन विषयक नियमों की तृतीय अनुसूची में 24 अगस्त , 2000 से निम्नलिखित संशोधन किए हैं : 


तृतीय अनुसूची 
(देखिए नियम 268 ) 


क्रम सं . समिति का नाम 


मंत्रालय/विभाग 
के लिए 


मंत्रालय/ विभाग 
प्रतिस्थापित 


- 


भाग - 1 


3 . 


मानव संसाधन विकास संबंधी समिति 


(1 ) 


(3 ) 


4 . 


उद्योग संबंधी समिति 


मानव संसाधन विकास (1 ) 
संस्कृति , युवा कार्य और खेल ( 2 ) 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (3 ) 
भारी उद्योग और लोक उधम (1 ) 
इस्पात 
खान और खनिज 
लघु उद्योग और कृषि तथा 
ग्रामीण उद्योग 


मानव संसाधन विकास 
युवा कार्य और खेल 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
भारी उद्योग और लोक उद्यम 
इस्पात 
खान 
लघु उद्योग और कृषि तथा 
ग्रामीण उद्योग 


( 2 ) 


2341 G1/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1- - Sec 1 ] 


5 . 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी , पर्यावरण 
तथा वन संबंधी समिति 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
सूचना प्रौद्योगिकी 
अंतरिक्ष - 
महासागर विकास 
पर्यावरण और वन 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
अंतरिक्ष 
महासागर विकास 
पर्यावरण और वन 


මමමමමමම 


6 . 


परिवहन और पयर्टन संबंधी समिति 


नागर विमानन 
जल भूतल परिहवन 
पर्यटन 


नागर विमानन 
जल भूतल परिहवन 
पर्यटन और संस्कृति 


* 8. 


सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति 


भाग - 2 
सूचना और प्रसारण 
संचार 


( 3 ) 


10. 


ऊर्जा संबंधी समिति 


මමමමමමමම 


गैर - परम्परागत ऊर्जा स्रोत 
विद्युत 
परमाणु ऊर्जा 


सूचना प्रौद्योगिकी 
सूचना और प्रसारण 
संचार 
. कोयला 

गैर- परम्परागत ऊर्जा स्रोत 
विद्युत 
परमाणु ऊर्जा 


12 . 


वित्त संबंधी समिति 


(1 ) 


वित्त 


वित्त 
योजना 
सांख्यिकी और कार्यक्रम 
कार्यान्वयन 


योजना 
सांख्यिकी और कार्यक्रम 
कार्यान्वयन 
विनिवेश 
उपभोक्ता मामले, खाद्य और 
सार्वजनिक वितरण 


13 . 


खाध, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक 
वितरण संबंधी समिति 


उपभोक्ता मामले और 
सार्वजनिक वितरण 


* संचार संबंधी समिति का नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति कर दिया गया है । 


एस. विजय कुमार, सयुंक्त सचिव 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 24th August, 2000 


No . RS . 7/ 1 / 2000 - L - Under the proviso to sub- rule ( 2 ) of rule 268 of the Rules of 
Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha , the Chairman , Rajya Sabha and the Speaker, 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ निम्नलिखित होंगे : 

" भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड , कलकत्ता के प्रतिष्ठान में डिल्ले , लकड़ी की टोकरियां (ढांचा) बमामा , तक्षित चालक संयंत्र 
के तड़ित घालक ड्रमों की पैकिंग, रोल किए गए और निकाले गए उत्पादों की पैकिंग, फायल उत्पादों की पैकिंग और सामान की दुलाई, उत्तरपाई , 
यूनिट के अन्दर एल्यूमिनियम सिल्लियों की ट्रकों एवं रेल के डिब्बों द्वारा बुलाई और गड्डियाँ बताना और उसे पिघलाने वालों एवं दालने वाले संपंत्र 
में आपूर्ति करने से संबंधित जॉबों/कार्यों में वेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करमा और इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका 
श्रम ( विनियम व उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों के दृष्टिगत भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रतिष्ठान 
में उपर्युक्त ऑष/ कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं " । 
3 . समिति का मुख्यालय आसनसोल में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट 2 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी । 

एस. के. दास, संयुक्त सचिव 
. RESOLUTION 

New Delhi , the 24th August , 2000 
No. U - 23013/ 14 / 2000 - LW . In exercise of the powers conferred by Section of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Bharat Aluminium Company Limited , Calcutta . The 
composition of thc Committee and its terms of reference will be as under : 
(1) Shri V . Balasundram , 

- Member 
Assistant General Secretary , NFIR, 
N . 9- B , Madras Battai Street, Villivakkam, . 
Chennai - 600049. 


( 2 ) Shri V. S . Rao , 

Member 
Executive Managing Director, 
V . B . C . Industries Ltd ., 
6 - 2 - 913/ 914, 3rd Floor , 
Progressive Tower , Khairatabad , 

Hyderabad -500004 
(3) R. L . C . ( C ) , Asansol 

Member- Convenor 
2. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows :-- - 

" To study the working of contract labour system in the jobs/ works ofmaking boxes, crates (Skelton ), packing 
of Conductor s drums of Conductor Plant, packing of rolled and extruded products, packing of foil products and trans 
port of materials , unloading , transporting and stacking of aluminium ingots insidc unit from trucks and railway wagons 
and supplying the same to melting and casting plant in the establishment of Bharat Aluminium Company Limited , 
Calcutta and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/ 
works in the establishment of Bharat Aluminium Company Limited , Calcutta be prohibited keeping in view the provi 
sions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 " , 

3. The Headquarter of the Committee will be at Asansol. The Committee should submit its report within two 
months . 

S . K. DAS, Jt . Secy . 
संकल्प 

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2000 
सं . यू - 23013 / 15 / 2000 - एल.डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
सान्तया का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड, कोचीम शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के प्रतिष्ठान में देका श्रम के उत्सादन के 
प्रश्न की जांच करने के लिए समिति गठित करता है । समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
( 1 ) श्री लक्ष्मण रविन्द्र सिंह , 

सदस्य 
भारतीय मजदूर संघ, 
म्यूनसिपल क्वार्टस , 
परेड ग्राउन्ड , 
जम्मू -- 180001 


- 


- 


- 


